रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No . D . L .- 33002/99 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन्न 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , शुक्रवार, फरवरी 1 , 2019 / माघ 12 , 1940 
DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2019 /MAGHA 12 , 1940 


सं . 24 ] 
No. 24 ] 


[ रा. रा. रा . क्षे. दि . सं . 727 

[N . C . T .D . No. 727 


भाग - IV 
PART — IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


पर्यावरण , वन एवं वन्य जीव विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 15 जनवरी, 2019 
फा . सं . आर. 150 / टी. ओ. ( एस .) / टी. सी . फेलिंग / 17 - 18 / 383. — दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 
(1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 
नेताजी नगर , नई दिल्ली में जी . पी . आर. ए कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 44. 24 
हैक्टेयर ( लगभग ) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से इसके द्वारा छूट अधिसूचना - फा. स . 
आर. 150 / टी. ओ. ( एस.) / टी . सी . फेलिंग / 17-18 / 641 -53 दिनांकः- 23.04.2018 द्वारा प्रदान की गई थी । 

नियम और शर्तों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: - 


728 DG / 2019 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ]] 


23.06. 2018 तक 


प्रतिपूरक वृक्षारोपण 
( वृक्षों की संख्या ) 


हटाए / गिराए जाने | स्थानांतरित किए | 23 .06. 2018 तक 23. 06.2018 को प्रस्तावित प्रतिपूरक 
वाले वृक्षो की कुल | जाने वाले वृक्षों की गिराए / हटाए । साइट पर - वृक्षारोपण ( वृक्षों की 
संख्या कुल संख्या स्थानांतरित किए उपस्थित वृक्षों संख्या ) 

गए वृक्षों की की संख्या 

संख्या 
2294 (हरा भरा ) + 

175 224 2266 

उपभोगी संस्था 
21 ( सूखे) 

द्वारा - 3450 
वन विभाग द्वारा 

- 21450 


शून्य 


दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 ( 1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित हेतु , 23 अप्रैल 2018 को की गई अधिसूचना को जिसके तहत किए गये कार्य 
या अकार्यान्वित कार्यो को दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होते ही रद्द करती है। 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


मधुप व्यास, सचिव 


DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOREST AND WILDLIFE 

NOTIFICATION 
Delhi, the 15th February , 2019 


F .No. R .150 / TO (S )/ TC - Felling /17 - 18 /383 . — In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi 
Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, in 
public interest had exempted an area of total 44. 24 ha . (approx .) as detailed given below from the provision of sub 
section (3 ) of section 9 of the said Act for construction for redevelopment ofGPRA colony at Netaji Nagar, New Delhi 
by National Building Construction Corporation (NBCC ), vide notification no . F .No. R . 150 / TOS ( S )/ TC - Felling/ 
17- 18/641 - 53 dated 23rd April, 2018. 

Present status of compliance of terms and conditions is as follows: 


Total no . of 
trees required to | 
be removed / 

felled 


Number of Trees actually 
trees required | felled / removed/ 
to be 

transplanted as 
transplanted on 22.06.201 . 
175 

224 


No. of trees 
standing on site as | 
___ on 22. 06. 2018 


Compensatory 

Plantation 
required by 


Compensatory 

plantation 
carried out as on 

22 .06. 2018 


2266 


Nil 


2294 ( green) + 

21 ( dry ) 


User Agency- 3450 
Forest Department 

21450 


In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 
of 1994 ), the Government of National Capital Territory of Delhi, in public interest hereby, rescinds the notification 
dated the 23rd April, 2018 , except as respects to things done or omitted to be done before such rescission with effect 
from the date of issue of this notification in the DelhiGazette . 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

MADHUP VYAS , Secy. 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


अधिसूचना 

दिल्ली, 15 जनवरी, 2019 
फा . सं. 98 / सी . ओ. टी / डब्लू . ऍफ़ . टी ./16 - 17/ 385. - दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 (1994 का दिल्ली 
अधिनियम 11 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नौरोजी नगर 
( वाणिज्यिक परिसर ) नई दिल्ली के पुनर्विकास के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 10. 10 हैक्टेयर ( लगभग ) 
क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 3) के उपबंधो से इसके द्वारा छुट अधिसूचना - फा. स . 98 / सी . ओ. टी / 
डब्लू . ऍफ़ . टी ./ 16 - 17/5610 - 21 दिनांक : - 15.11. 2017 द्वारा प्रदान की गई थी । 

नियम और शर्तों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: 
हटाए/ गिराए स्थानांतरित किए | 23 .06.2018 तक | 23. 06. 2018 को प्रस्तावित प्रतिपूरक 23.06.2018 तक 
जाने वाले वृक्षों जाने वाले वृक्षों की गिराए / हटाए । । साइट पर । वृक्षारोपण ( वृक्षों की 
की कुल संख्या कुल संख्या स्थानांतरित किए उपस्थित वृक्षों 

संख्या) 

प्रतिपूरक वृक्षारोपण 
गए वृक्षों की की संख्या 

(वृक्षों की संख्या) 
संख्या 


सावित प्रतिपुरका 


किया 


1454 


11 


1386 


79 


14650 


शून्य 


दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , जनहित हेतु , 15 नवम्बर 2017 को की गई अधिसूचना को जिसके तहत 
किए गये कार्य या अकार्यान्वित कार्यो को दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होते ही रद्द 
करती है। 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 


मधुप व्यास, सचिव 


NOTIFICATION 


Delhi, the 15th January, 2019 


F .No. 98 /COT/WFD / 16 - 17 /385 . — In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi 
Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994 ), the Government of National Capital Territory of Delhi, in 
public interest had exempted an area of total 10 . 10 ha . ( approx .) as detailed given below from the provision of 
sub - section ( 3 ) of section 9 of the said Act for construction of redevelopment of Nauroji Nagar (commercial complex ), 
New Delhi by National Building Construction Corporation (NBCC ), vide notification no . F .No. 98 /COT/WFD / 
16 - 17/ 5610 -21 dated 15th November , 2017 . 


Compensatory 
Plantation 
required . 


Present status of compliance of terms and conditions is as follows: 
Total no . of Number of Trees 

No. of trees 
trees required trees 

actually 

standing on 
to be removed / required to felled / 

site as on 
felled . 

removed/ 

23.06. 2018. 
transplanted. transplanted 

as on 

23.06. 2018. 
1454 11 

1386 

79 


Compensatory 
plantation 
carried out as 
on 23.06. 2018 . 


be 


14650 


Nil 


In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 
of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, in public interest hereby , rescinds the notification 
dated the 15th November , 2017 , except as respects to things done or omitted to be done before such rescission with 
effect from the date of issue of this notification in the DelhiGazette . 

By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

MADHUP VYAS , Secy. 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


अधिसूचना 

दिल्ली, 15 जनवरी, 2019 
फा . सं . आर. 202 / टी . ओ. ( एस .) / टी . सी . फेलिंग / 2014 - 15 / 384. - दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 
( 1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
पुनर्विकास के लिए जनरल पूल रेजिडेंशिल एकोमोडेशन ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के 
अनुसार 34.80 हैक्टेयर ( लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट 
अधिसूचना - फा. स. आर.. 202 / टी. ओ. ( एस.) / टी . सी . फेलिंग / 2014 - 15 / 6182 - 89 दिनांक : - 27 . 11. 2014 द्वारा 
प्रदान की गई थी । 

नियम और शर्तों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: 


हटाए / गिराए स्थानांतरित किए । 23. 06 . 2018 तक 23 . 06. 2018 को प्रस्तावित प्रतिपूरक | 23. 06. 2018 तक 
जाने वाले वृक्षों - जाने वाले वृक्षों की गिराए हटाए । साइट पर - वृक्षारोपण (वृक्षों की किया गया 
की कुल संख्या कुल संख्या स्थानांतरित किए उपस्थित वृक्षों | 

संख्या) प्रतिपूरक वृक्षारोपण 
गए वृक्षों की की संख्या 

( वृक्षों की संख्या ) 
संख्या 


1123 


1067 


56 


उपभोगी संस्था 
द्वारा - 3895 


उपभोगी संस्था 
द्वारा - 8165 
वन विभाग 
द्वारा- 5835 


दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 ( 1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित हेतु, 27 नवम्बर 2014 को की गई अधिसूचना को जिसके तहत किए 
गये कार्य या अकार्यान्वित कार्यों को दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होते ही रद्द करती 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


मधुप व्यास, सचिव 


NOTIFICATION 
Delhi, the 15th January, 2019 


F .No. R .202 / TO (S )/TC - Felling / 14 - 15 /384 . — In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi 
Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994 ), the Government of National Capital Territory of Delhi, in 
public interest had exempted an area of total 34 .80 ha . (approx .) as detailed given below from the provision of 
sub - section ( 3 ) of section 9 of the said Act for construction of General Pool Residential Accommodation (GPRA ) 
towards redevelopment of East Kidwai Nagar, Delhi by National Building Construction Corporation (NBCC ), vide 
notification no . E. No. R. 202/TO( S )/TC- Felling/14- 15 / 6182 - 89 dated 27th November, 2014 . 

Present status of compliance of terms and conditions is as follows: 
Total no . of Number of Trees actually 

No . of trees Compensatory Compensatory 
trees | trees required felled / removed / standing on site as Plantation 

plantation carried 
required to to be transplanted as on | on 28. 06. 2018 

required by 

out as on 
be removed / | transplanted 28 .06. 2018 

22. 06. 2018 
felled 
1123 44 1067 

User Agency- 8165 | By user agency 
Forest Department 

3895 
5835 


56 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 
of 1994 ), the Government of National Capital Territory of Delhi, in public interest hereby, rescinds the notification 
dated the 27th November, 2014 , except as respects to things done or omitted to be done before such rescission with 
effect from the date of issue of this notification in the Delhi Gazette. 

By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

MADHUP VYAS, Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 

MANOJ KUMAR VERMA 
KUMAR 

Date : 2019 .02. 12 
VERMA 

19:56 :08 + 05 30 


